ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 337 राँची , शुक्रवार , 


11 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
2 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


14 अप्रैल , 2021 


संख्या -16 / विविध - 04-10 / 2016 पार्ट -2 का०- 2337-- कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम एवं 
बचाव हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के ससमय निष्पादन एवं कई स्तरों 
पर अनुश्रवण एवं समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए श्री भुवनेश प्रताप सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) , 
निदेशक , प्राथमिक शिक्षा , झारखण्ड को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यों के अतिरिक्त स्वास्थ्य , चिकित्सा 
शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

श्री भुवनेश प्रताप सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड के समक्ष योगदान कर सम्पूर्ण राज्य में होम आइसोलेशन से 
सम्बन्धित कार्यों के अनुवीक्षण तथा तत्सम्बन्धी अग्रतर निदेश प्राप्त करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित 


करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 337 -- 50 


